पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 ई० ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या-49 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


613-618 


1500 


483-494 


1500 


- 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
:: भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आंज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
मांग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
माग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ 


975 


975 


975 


975 


975 


65-67 


975 


5- पत्र आदि 


1425 


613 - क 


614 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

कार्मिक अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

31 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 1715 / XXX- 1-14-25 ( 2) 2004- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सिविल 
सेवा (कार्यकारी शाखा ) के निम्नलिखित अधिकारी जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम 
के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित तिथि के अपरान्ह में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे: 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


जन्म तिथि 


सेवानिवृत्ति की तिथि 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री विनोद चन्द्र रावत 


04-03-1955 


31-03-2015 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


सिंचाई अनुभाग-1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

20 जून , 2014 ई ० 
संख्या 1935 / II-2014-01 ( 84 )/ 2003- मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 54 / एस 0 बी 0 / 2013 
रमेश चन्द्र सक्सेना बनाम राज्य में मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24-10-2013 को पारित आदेश के आलोक 
में शासन की विज्ञप्ति / पदोन्नति संख्या 1410 / II-2014-06( 13)/ 2013 दिनांक 09-05-2014 द्वारा श्री रमेश चन्द्र सक्सेना एवं 
श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता को उनसे कनिष्ठ श्री सन्दीप कुमार शर्मा की अधीक्षण 
अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 04-01-2007 से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) के पद पर नोशनल पदोन्नति 
प्रदान की गयी । 

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नोशनल पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19-05-2014 को शासन स्तर 
पर आहूत चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरूप श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , 
सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता को उनसे कनिष्ठ श्री सन्दीप कुमार शर्मा की मुख्य अभियन्ता स्तर- || के पद पर प्रोन्नति 
की तिथि 31-05-2013 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31-01-2014 तक मुख्य अभियन्ता स्तर-II, वेतनमान ₹ 37400-67000 
ग्रेड पे ₹ 8900 में नोशनल प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं । 

श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के दिनांक 31-01-2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उन्हें नोशनल पदोन्नति 
के पश्चात् पेंशन, ग्रेच्युटी के निर्धारण हेतु लाम अनुमन्य होंगे । 

उक्त आदेश मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 08 / एस0 बी 0 / 2014 श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 
बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे । 


2 . 


3 . 


4 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत्) 


615 


विज्ञप्ति / पदोन्नति 

20 जून, 2014 ई ० 
संख्या 1779 / II- 2014-01( 84)/ 2003- मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 54 / एस 0 बी 0 / 2013 
रमेश चन्द्र सक्सेना बनाम राज्य में मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 24-10-2013 को पारित आदेश के आलोक में शासन 
की विज्ञप्ति / पदोन्नति संख्या 1410 / II-2014-06( 13)/2013, दिनांक 09-05-2014 द्वारा श्री रमेश चन्द्र सक्सेना एवं 
श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, अधीक्षण अभियन्ता को उनसे कनिष्ठ श्री सन्दीप कुमार शर्मा की अधीक्षण 
अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 04-01-2007 से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल ) के पद पर नोशनल पदोन्नति 
प्रदान की गयी । 

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नोशनल पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19-05-2014 को शासन स्तर 
पर आहूत चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरूप श्री रमेश चन्द्र सक्सेना को उनसे 
कनिष्ठ श्री सन्दीप कुमार शर्मा की मुख्य अभियन्ता स्तर-|| के पद पर प्रोन्नति की तिथि 31-05-2013 से मुख्य 

अभियन्ता 
स्तर- II , वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड पे ₹ 8900 में नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री रमेश चन्द्र सक्सेना को पदोन्नति का वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होगा । 
श्री सक्सेना को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा । 

उक्त आदेश मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 159 / एस 0 बी 0 / 2014, श्री उमेश कुमार 
बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे । 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


आज्ञा से , 
डा 0 अजय कुमार प्रद्योत , 


सचिव । 


वित्त अनुभाग -6 

अधिसूचना 

28 अक्टूबर, 2014 ई ० 
संख्या 691 / XXVII( 6)/ 2014- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तर प्रदेश नियम संग्रह ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा 
प्रवृत्त) के नियम 250 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कु ० शिवानी भौर्याल, कोषाधिकारी, हल्द्वानी 
(राजपत्रित अधिकारी) पुत्री श्री डी ० एस 0 भौर्याल का विवाह श्री भुवन चन्द्र पाण्डे, निवासी कौशल कॉलोनी, फेज -2, मल्ला 
बमोरी, हल्द्वानी से दिनांक 12-12-2010 को सम्पन्न होने के फलस्वरूप कु ० शिवानी भौर्याल को राजकीय अभिलेखों 
में उनका नाम श्रीमती शिवानी पाण्डे अंकित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


: आज्ञा से , 


भास्करानन्द , 


सचिव । 


राजस्व अनुभाग -2 
कार्यालय आदेश / अधिसूचना 

10 नवम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 2919/18( 2)/ 2014 - अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में केदारनाथ 
क्षेत्र में त्वरित बाढ़ व भूस्खलन से निजी व सार्वजनिक सम्पत्तियों की व्यापक क्षति हुई है । इस आपदा में 
केदारनाथ घाटी में निजी भू - स्वामियों व चल सम्पत्ति स्वामियों को भी काफी हानि हुई है । श्री केदारनाथ के 
पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के विस्थापन व पुनर्वास का कार्य भी किया जाना 


616 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर , 2014 ई ० ( अग्रहायण 15 , 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
है । इस कार्य के लिए समुचित भूमि की उपलब्धता, भूमि / भवनों के आवंटन तथा इन आपदा प्रभावित 
सम्पत्तिधारकों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों के लिए जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को पदेन विस्थापन, पुनर्वास एवं 
बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें । 

आज्ञा से . 
भास्करानन्द , 

सचिव । 


1 . 


2 . 


ऊर्जा अनुभाग -1 

अधिसूचना 

13 नवम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 04 / 1/ 2014-01/ 01/ 2014 - श्री राज्यपाल महोदय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की 
उपधारा (1) सपठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में पूर्व में विद्यमान आदेशों को अधिक्रमित करके निम्नलिखित 
आदेश जारी करते हैं : 
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : 

( 1 ) यह आदेश उत्तराखण्ड विद्युत निरीक्षणालय ( सुरक्षा सम्बन्धी उपाय ), 2014 है । 
( 2 ) यह आदेश अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे । 

अधिष्ठापनों का नियतकलिक निरीक्षण एवं परीक्षण { केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत 
आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30(1) के अन्तर्गत }, विद्युत निरीक्षक द्वारा नीचे 
विनिदिष्ट अन्तरालों पर किया जायेगा: 
( क ) 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता के अधिष्ठापन 

दो वर्ष 
( ख ) 250 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के अधिष्ठापन तीन वर्ष 
( ग ) 250 वोल्ट तक की वोल्टता के अधिष्ठापन 

पाँच वर्ष 
( 2 ) आपूर्तिकर्ता के 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता वाले अधिष्ठापनों का नियतकलिक निरीक्षण एवं 

परीक्षण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय ) विनियम, 2010 के 

विनियम 30 (2) के अन्तर्गत }, विद्युत निरीक्षक द्वारा पाँच वर्ष में एक बार किया जायेगा । 
10 किलोवाट से अधिक क्षमता के जनरेटिंग स्टेशन की जाँच { केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा 
विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय ) विनियम, 2010 के विनियम 32 के अन्तर्गत}, विद्युत निरीक्षक द्वारा चालू 
होने से पहले की जायेगी । 
15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों की जाँच { केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा 
विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय ) विनियम , 2010 के विनियम 36 के अन्तर्गत }, किसी भी कनैक्टेड लोड पर 
सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट से अधिक होने पर, चालू किये जाने से पूर्व विद्युत निरीक्षक द्वारा की जायेगी । 
650 वोल्ट से अधिक वोल्टता के अधिष्ठापनों का निरीक्षण { केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत 
आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 43 के अन्तर्गत } , विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने से पहले 
या छ: माह या इससे अधिक तक के शटडाउन के बाद विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल करने से पहले विद्युत 
निरीक्षक द्वारा किया जायेगा । 


3 . 


4 . 


5 . 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


सचिव । 


ATT 1] STIRGUS , 06 fąHalk , 2014 o argu 15 , 1936 शक सम्वत् ) 

617 
In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of “ The Constitution of India", the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 04/1/2014-01/01/ 
2014 , dated November 13 , 2014 for general information : 


NOTIFICATION 

November 13, 2014 
No. 04 /1/ 2014-01/01/ 2014 -- In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of section 162 of 
the Electricity Act, 2003 read with Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety & Electric 
Supply ) Regulations, 2010 and in supersession of the earlierorders on the subject, the Governor ofUttarakhand 
hereby issue the following orders :-- 
Short title and commencement : 
1 . ( 1) This ordermaybe called the Uttarakhand Electrical Inspectorate (Measures relating to Safety). 

(2 ) It shall come into force from the date of issue of the notification . 
2 . ( 1 ) Preiodical Inspection and Testing of Installations {under Regulation 30 ( 1) of the Central Electricity 

Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply ) Regulations, 2010 }, shall be carried 
out by the Electical Inspector at the intervals specified below : -- 
( a ) Istallation exceeding 650V 

Two Year 
(b ) Installation exceeding 250V but not exceeding 650V 

Three Year 
(c ) Installations up to 250V 

Five Year 
( 2 ) Periodical Inspection and Testing of Installations of voltage above 650 volts belonging to the 

supplier, {under Regulation 30 ( 2) of the Central Electricity Authority (Measures Relating to 
Safety and Electric Supply ) Regulations , 2010 } shall be carried outby the Electrical Inspector 

once in five year. 
3. 

Generating Stations of capacity above 10 kv. irrespective of the voltage will be inspected {under 
Regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures Relating of Safety and Electric Supply) 

Regulations, 2010 }, by the Electrical Inspector before commissioning. 
4 . Inspection of multistoried buildings ofmore than fifteen meters in height, where voltage of supply is 

250 Volts and above at the point of commencementof supply irrespective of connected load , will be 
carried out { under Regulation 36 of the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and 

Electric Supply ) Regulations, 2010 } by the Electrical Inspector. 
5 . Inspection of installations of voltage exceeding650 volts and above will be carried out (under Regulation 

43 of the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) Regulation , 
2010}, by the Electrical Inspector before commencement of supply of recommencement after 
shoutdown for six months and above . 


-- 


By Order, 
DR . UMAKANT PANWAR , 

Secretary 


" LE 37TAM - 4 

अधिसूचना 

01 fator , 2014 0 
He 1182 / 1-4 / 2014–1(73 ) / 2008 – f 1941 HEIGH, JO9OU # T37 EUR 25 
के प्रस्तर -669 एवं प्रस्तर -671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री करण सिंह पुत्र श्री दलपति सिंह , पंवार भवन , 
दीपनगर, अजबपुर कलां , देहरादून को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक ( जेल विजिटर) के रूप 
में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


618 


2 . 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
श्री करण सिंह पुत्र श्री दलपति सिंह का नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा इनकी नियुक्ति इस 
अधिसूचना की दिनांक से दो वर्ष तक अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो , तक की 
अवधि के लिये होगी । 

उक्त अशासकीय पर्यवेक्षक को कोई पारिश्रमिक / मानदेय देय नहीं होगा । 


3 . 


आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 
प्रभारी सचिव । 


01. 


02. 


03. 


माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2 

कार्यालय ज्ञाप 

05 नवम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 1290 / XXIV - 2/ 2014/ 29( 12 )/ 2011- उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा के 
निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 

शिक्षा निदेशक (वेतनबैण्ड ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 7600) के पद पर, उनके वर्तमान पद पर रहते हुये 
अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

अधिकारी का नाम 
श्री हरीश चन्द्र सिंह 
श्री सुभाष चन्द्र भट्ट 

श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी 
04. 

श्रीमती कंचन टोडरिया 
श्री कमलेश कुमार 
श्री गजेन्द्र सिंह सौन 
श्री अशोक कुमार सिंह 
श्री कुलदीप गैरोला 

श्री कुँवर सिंह 
उक्त सेवा संवर्ग में वरिष्ठता आदि के सम्बन्ध में यदि मा ० न्यायालय में कोई रिट याचिका विचाराधीन हो 
तो , उक्त पदोन्नति उस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर यथावत् कार्य करते 
रहेंगे । पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 

आज्ञा से , 
उषा शुक्ला, 
अपर सचिव । 


05. 


06. 


07. 


08. 


09. 


2 . 


3 . 


पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 49 हिन्दी गजट / 788 – भाग 1-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 ई0 ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


कार्यालय सम्मागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग , देहरादून 


आदेश 


03 जून, 2014 ई ० 


पत्रांक 8505 / प्रशासन / लाइसेंस / 2013-2014 - सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन ), देहरादून 
द्वारा वाहन संख्या यूए -07 एल -2993, यूटिलिटी वाहन का दिनांक 16-11-2012 को वाहन में निर्धारित क्षमता 06 
के स्थान पर 15 सवारियां ले जाने के अभियोग में चालान किया गया है । वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां 
होने के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री वी 0 सिंह, पास्था लांघा , 
देहरादून के ड्राईविंग लाइसेंस संख्या - यूए -0720050172508 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान हेतु 
जारी किया गया है तथा दिनांक 09-10-2014 तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त 
सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को कार्यालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 23-01-2013 को नोटिस 
प्राप्त कराया गया था । लाइसेंसधारक को दिनांक 20-05-2014 को सुना गया , जिसमें वह कोई संतुष्टिजनक 
उत्तर नहीं दे पाये । 


अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), देहरादून मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं ० - यूए -0720050172508 
को दिनांक 20-05-2014 से दिनांक 19-8-2014 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ । 


483 - ख 


----..." - " .....---. 


484 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15 , 1936 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


आदेश 


25/28 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 8686 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014 - वाहन संख्या यूके -07 टीए -7293 विक्रम का दिनांक 31-05-2014 
को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ( प्रवर्तन), देहरादून द्वारा वाहन में निर्धारित क्षमता 07 के स्थान पर 14 
सवारियां ले जाने , चालक कक्ष में 04 सवारी होने एक सवारी पीछे लटकी होने एवं वाहन में फूटकर सवारियां 
ले जाने आदि अभियोगों में चालान किया गया है । उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन 
चालक श्री अमित कुमार पुत्र श्री सत्य प्रकाश, निवासी - ग्राम हेडवाली, झाजरा, देहरादून के चालन अनुज्ञप्ति 
संख्या - यूए -0720020159172 जो कि कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान हेतु जारी किया गया 
है तथा दिनांक 14-05-2017 तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त सम्बन्ध में 
लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 25-06-2014 को सुना गया , जिसमें वह कोई 
संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं ० - यूए -0720020159172 
को दिनांक 25-06-2014 से दिनांक 24-12-2014 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ । 


। 


आदेश 


. 


25/28 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 8787 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014- वाहन संख्या यूए-07 एस -6576 विक्रम का दिनांक 20-09-2013 
को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा वाहन में निर्धारित क्षमता 07 के स्थान पर 11 
सवारियां ले जाने , चालक कक्ष में 03 सवारी होने के अभियोगों में चालान किया गया है । उक्त अनियमितता के 
कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अनीस पुत्र श्री असगर अली, 184 - मेहूवाला , देहरादून के चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या - यूए -0720100108645 जो कि कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान हेतु जारी 
किया गया है तथा दिनांक 04-07-2015 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त सम्बन्ध 
में लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 25-06-2014 को सुना गया , जिसमें वह कोई 
संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं ० - यूए -0720100108645 
को दिनांक 25-06-2014 से दिनांक 09-07-2014 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ । 


संदीप सैनी, 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 

देहरादून । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० (अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत्) 


485. 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून 

कार्यालय -विज्ञप्ति 

17 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 8845 / लाइसेंस / निरस्तीकरण / 2014-15 - पुलिस / प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से शराब का 
सेवन कर वाहन संचालित करने एवं वाहन दुर्घटना करने से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रकरण चालकों के लाइसेंस 
के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कार्यालय को प्राप्त हुए हैं । इन प्रकरणों में लाइसेंसधारकों को अपना पक्ष प्रस्तुत किये 
जाने हेतु पंजीकृत डाक से, नोटिस जारी किये गये किन्तु लाइसेंसधारकों द्वारा कार्यालय को कोई उत्तर नहीं दिया 
गया है । अतः पुलिस / प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गयी संस्तुति पर जनसुरक्षा के दृष्टिगत निम्नलिखित ड्राईविंग 
लाइसेंसों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरस्त किया गया है: 


क्र ० 


चालक का नाम / पता 


लाइसेंस संख्या 


अभियोग 


सं ० 


प्रकरण से 
सम्बन्धित 
वाहन संख्या 


घटना की तिथि 
व चालानकर्ता 
अधिकारी 


| शराब का सेवन 


24.11.2011, 
एस ० आई ०, 
हर्रावाला 


कर वाहन चलाना 


1. श्री अकबर अली पुत्र यूए -0720070001425 , | यूके -07 एजे 

मो 0 हनीफ, 86, धर्मपुर, | मो 0 सा 0 एवं एलएमवी | 5475, कार 
देहरादून 

(एनटी) 

वैधता 11.12.2023 
2. | श्री पवन कुमार पुत्र 

यूए-0720080033940 , | यूके -07 सीए 
श्री राजन सिंह, 15 रैस्ट | मो 0 सा 0 ट्रांसपोर्ट , 4250 , भार वाहन 
कैम्प, देहरादून पीएसवी बस , 

वैधता 05.07.2013 


19.10.2011, 


शराब का सेवन 


सीओ, 


कर वाहन चलाना 


याता, देहरादून 


| शराब का सेवन 


13338 / डी / 79 
एचजीवी , 
वैधता 31.12.2012 


यूपी -07 एच 0397 | 
ट्रक 


07.10.2011, 
एसपी , पौड़ी 


3. श्री शिवपाल सिंह पुत्र 

श्री सैन सिंह , 
65, आढ़त बाजार , 
देहरादून 


कर वाहन चलाना 


यूके -07 सीए 2032 
एलजीवी 


30.05.2011 शराब का सेवन 
एसपी , टिहरी | कर वाहन चलाना 


4. | श्री हरजिन्दर पाल सिंह एच -6165 / डी / 86 

पुत्र श्री वेद प्रकाश शर्मा, एलजी० वी ० , 
जी -36 , नेहरू कॉलोनी, | वैधता 20.01.2012 
देहरादून 


यूके-7 एके 0270 
मो 0 सा 0 


| शराब का सेवन 


यूए -0720040043528 
मो 0 सा 0 एलएमवी ( ट्रां ० ) 
वैधता 15.05.2012 


5. श्री शिलवेन्द्र सिंह पुत्र 

श्री दलवीर सिंह, 
5 ईश्वर विहार, 
नालापानी, देहरादून 


17.10.2011 , 
सीओ, 
नेहरू कॉलोनी 


कर वाहन चलाना 


ज्ञात नहीं है 


27.10.2011 , 


शराब का सेवन 


. 


डालनवाला 


कर वाहन चलाना 


6. | श्री अजय भट्ट पुत्र 

श्री जे ० आर० . भट्ट, 
39 दून विहार, 
जाखन , देहरादून 


32699 / डी / 03, 
मो ० सा 0 एवं 
मो ० कार, 
वैधता 08.02.2023 


पुलिस 


486 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर , 2014 ई० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


2 


3 


4 


5 


6 


7 . 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


8 . 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


9 . 


1 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


श्री मो 0 हयात पुत्र | यूए -0719970126944 मो 0 ज्ञात नहीं है । 25.10.2011 
श्री अब्दुल हमीद साई० एवं एलएमवी(एनटी ) 

डालनवाला 
कुरैशी, आईआईपी वैधता 27.11.2017 

पुलिस 
कॉलोनी, 
मोहकमपुर, 
देहरादून । 
श्री लक्ष्मण रावत | 89237 / डी / 05 

ज्ञात नहीं है । 14.10.2011 
पुत्र श्री हरि सिंह, मोटर साईकिल 

डालनवाला 
पुष्पकुंज, अजबपुर वैधता- 30.11.2025 

पुलिस 
खुर्द, देहरादून । 
श्री दीपक गोयल यूए -0719970136552 

यूए - 11-092 12.10.2011 
पुत्र श्री कली राम मो 0 सा 0 एमएमवी कैब 

राजपुर 
गोयल , 1. रैस्ट वैधता -09.12.2013 

मैक्स पिकप पुलिस 
कैम्प, त्यागी रोड़ , 

देहरादून । 
10. | श्री सचिन क्षेत्री | यूए -0720090097631 मो ० ज्ञात नहीं है । 07.10.2011 
पुत्र श्री अशोक | सा0 एवं एलएमवी(एनटी ) 

डालनवाला 
क्षेत्री, स्मिथनगर, वैधता 17.12.2029 

पुलिस 
आरकेडिया. 

देहरादून । 
11. श्री सौरव रावत यूए-0720080062914 ज्ञात नहीं है । 23.11.2011 
पुत्र श्री के ० एस० मो ० सा ० एवं 

डालनवाला 
रावत, ओखला, एलएमवी(एनटी) 

पुलिस 
सुन्दरवाला, 

वैधता 23.12.2028 
रायपुर, देहरादून । 

जगजीत 58996 / डी / 2004 ज्ञात नहीं है । 24.11.2011 
तिवारी पुत्र श्री मो 0 सा 0 एवं एलएमवी( टी ) 

डालनवाला 
उमाशंकर , 26 वैधता 12.10.2012 

पुलिस 
ई ० सी ० रोड, 

देहरादून । 
13 / श्री विवेक काला 5133 / डी / 2006 

ज्ञात नहीं है । 

01.12.2011 
श्री रमेश मो ० सा 

डालनवाला 
चन्द्र, कालागांव, एलएमवी (एनटी) 

पुलिस 
रायपुर, देहरादून । वैधता 21.07.2026 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


12. श्री 


शराब का सेवन 
कर 
चलाना । 


एवं 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


यूए-07 के 


एवं 5461 


20.11.2011 
यातायात 
पुलिस 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना 


14. श्री ध्रुव वशिष्ठ यूए-0720100132312 

पुत्र श्री महेश चन्द्र मो ० सा ० 
वशिष्ठ , 131 एलएमवी(एनटी) 
शालेन एन्कलेव, वैधता 31 :10.2030 
बद्रीपुर रोड़, मूल डीएल प्राप्त है 
जोगीवाला, 
देहरादून । 
श्री सुखवीर सिंह एस -24025 
पुत्र श्री प्रभू सिंह, एलएमवीटी , 

माजरा , वैधता 14.09.2012 
देहरादून । मूल डीएल प्राप्त है । 


15 . 


यूके -07 टीए 
0340 विक्रम 


03.12.2011 शराब का सेवन 
थाना कैन्ट कर 
युलिस चलाना 


32 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत्) 


487 


:52 


3 


4 


5 


6 


कैन्ट | कर 


शराब का सेवन 

वाहन 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर वाहनः 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


श्री के ० एस ० 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


16. श्री हुकम सिंह पुत्र 17697 / डी / 1994 

यूए-07 एफ 02.12.2011 
श्री बलवन्त सिंह, एलएमवीटी 

6264 ऑटो 

थाना 
गांधीनगर, बल्लूपुर | वैधता 03.10.2012 

पुलिस 
रोड़, देहरादून । मूल डीएल प्राप्त है । 
17. श्री लारेन सैमुअल 2827 / डी / 06 

ज्ञात नहीं हैं 

23.11.2011 
पुत्र श्री सैमुअल , मो 0 सा0 एलएमवीटी 

डालनवाला 
165/3 सीएआई, वैधता 19.06.2026 

पुलिस 
कॉलोनी, रायपुर, 

देहरादून । 
18. श्री आकाश | ए -13886 

ज्ञात नहीं है । 

19.11.2011 
रस्तोगी 

पुत्र श्री मो 0 सा 0 

एवं 

डालनवाला 
अभिमन्यू कुमार , एलएमवी(एनटी ) 

पुलिस 
75 -- बी / 5 राजपुर वैधता 11.09.2012 

रोड़, देहरादून । 
19. श्री राकेश कुमार यूए -0720060009807 ज्ञात नहीं है । 18.11.2011 
पुत्र श्री मेला राम, मोटर साईकिल 

थाना 
232/367 ओल्ड | वैधता 26.11.2028 

डालनवाला 
डालनवाला, 

पुलिस 
देहरादून । 
20. श्री मंगल सिंह पुत्र 48915 / डी / 2004 

ज्ञात नहीं हैं 

18.11.2011 
मो ० साई ० 

थाना 
चौहान , 54- || वैधता 16.05.2019 

डालनवाला 
आर्यनगर, 

पुलिस 
देहरादून ! 
21. श्री सुनील भण्डारी यूए -0720100114895 

13.11.2011 
पुत्र श्री गुलाब मो 0 सा 0 

एवं 

স্বালা 
सिंह भण्डारी , एलएमवी(एनटी) 

डालनवाला 
229--- सी रेसकोर्स, वैधता 04-06-2025 

पुलिस 
नई बस्ती, 
देहरादून । 
श्री डी ० एस ० 

50025 / डी / 2004 ज्ञात नहीं है । 13.11.2011 
चौहान पुत्र श्री . मो ० साईकिल 

धाना 
एस ० एस ० चौहान , वैधता 11-05-2024 

डालनवाला 
बी -1 / 22 

पुलिस 
आर्यनगर, 

देहरादून । 
23. श्री संदीप कुमार यूए-0720080040768 

04.12.2011 
मो 0 सा 0 एलएमवी (एनटी) 

थाना 
सिंह, 52 सुभाष वैधता 14.04.2023 

डालनवाला 
नगर, देहरादून 

पुलिस 
24. श्री नितिन शर्मा 

यूए -0720110175201 यूके -07 एई 14.12.2011 
मो 0 सा 0 

एवं 9312 

मो ० थाना 
शर्मा, 107 एकता एलएमवी(एनटी ) 

सा ० 

डालनवाला 
विहार , रायपुर , वैधता-04.09.2031 

पुलिस 
देहरादून । 


ज्ञात नहीं हैं 


शराब का सेवन 


चलाना । 


22 . 


शराब का सेवन 
कर 

वाहर 
चलाना । 


ज्ञात नहीं हैं 


पुत्र श्री रनवीर 


शराब का सेवन 

वाहन 
चलाना । 


पुत्र श्री देवेन्द्र 


शराब का सेवन 

वाहन 
चलाना 


. 


488 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


12 


3 


4 


5 


6 


पुत्र श्री शक्ति 


07.12.2011 
थाना 
डालनवाला 
पुलिस 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना 


07.12.2011 
थाना कैन्ट 
पुलिस 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


03.12.2011 
थाना कैन्ट 
पुलिस 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


25. श्री विकास कुमार यूए-0720100100427 यूके -07 सीए 

मो 0 सा 0 एलएमवी(एनटी) 3221 
सिंह, 375 

वैधता -14.02.2030 डिवैन 
लक्ष्मीपुर , सहसपुर, 

देहरादून । 
26 . श्री अरूण कुमार 

7780 / डी / 1991 यूके -07 एके 
शर्मा पुत्र श्री मो 0 सा 0 एवं एलएमवीटी 0809 कार 
उत्तम शर्मा, 

वैधता 12.02.2013 
प्रगति विहार, 

मूल डीएल प्राप्त है । 
सेलाकुई, 

देहरादून । 
27. | श्री रवि कुमार पुत्र यूके -- 07 / एलएल / 38502 | यूए -07 
श्री जोगेन्द्र सिंह / 11 . 

4978 स्कूटर 
470 पंचवटी, 

मो 0 सा 0 एलएमवी(एनटी) 
देहरादून । डीओबी-06.10.1971 

डीएल नं0 
अमृत भूषण 11395 / डी / 2004 

यूए -07 क्यू 
पुत्र श्री एच 0 सी 0 | मो 0 सा 0 एव मोटर कार 
लखेड़ा, 799 गली वैधता - 03-12-2018 
नं0-2ए, कौलागढ़ 
रोड, राजेन्द्रनगर 

देहरादून । 
29. श्री संजय सिंह 

यूए -0720100128592 यूए - 07-867 
भण्डारी पुत्र श्री मो ० सा ० 

6 
जी 0 एस0 भण्डारी , | वैधता 28.07.2027 
सिडकुल ऑफिस , 
02 न्यू कैन्ट, रोड़, 

देहरादून । 
30. श्री शमशेर सिंह 

यूए -0720020148055 एचआर-68 
पुत्र श्री बाबू राम , 

मो 0 सा 0 एलएमवीटी, | 7394 ट्रक 
जूडी, आडूवाला, 

ट्रांसपोर्ट , पीएसवीबस 
देहरादून । 

वैधता 25.02.2014 


28. | श्री 


4017 टवेरा 


18.11.2011 
थाना 
पटेलनगर 
पुलिस 


शराब का सेवन 
कर वाहन 
चलाना । 


30.12.2011 
थाना 
डालनवाला 
पुलिस 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


व 


06.12.2011 
थाना 
पटेलनगर 
पुलिस 


तेज 

गति 
लापरवाही 
वाहन चलाकर 
टक्कर मारकर 
मोटर साईकिल 
सवारी को घायल 
करना । 
व्यक्ति की मृत्य 


होना । 


यूके -07 टीए 
2263 सूमो 


31. श्री दर्शन सिंह पुत्र 30769 / देहरादून / 1999 

श्री कुन्दन सिंह , मो 0 सा 0 एचटीवी 
ग्राम - बेलोवाला. 

वैधता-08.05.2011 
भाउवाला, 
देहरादून । 


12.09.2010 
एसपी 
चमोली 


शराब का सेवन 
कर तेजगति व 
लापरवाही 

से 
वाहन चलाकर 
दुर्घटना करना । 
सवारियों को 
घायल करना । 


----- - - - ------- 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत् ) 


489 


2 


3 


4 


5 


6 


शराब का सेवन 

वाहन 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


यूए -07 


पुत्र श्री मो ० 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


रायपुर रोड़ , 


32. 7 श्री संदीप कुमार यूए -0720090066316 ज्ञात नहीं है । 07.10.2011 
पुत्र श्री श्रीनाथ , मो 0 सा 0 एलएमवी( एनटी) 

थाना 
109 हर्रावाला, वैधता 28-01-2029 

डालनवाला. 
देहरादून । 

पुलिस 
33. श्री अनुज कुमार 25684 / डी / 2002 यूके -07 जेड 
13.08.2010 
पुत्र श्री एम ० पी ० 

मोटर सा 0 मो ० कार 2007 कार डालनवाला 
शर्मा, अधोईवाला, वैधता -07.05.2022 

पुलिस 
पाठक मार्केट, 

मूल डीएल प्राप्त है । 
देहरादून । 
34. | श्री अब्दुल रहमान 3861 / डीडी / 2002 

28.12.2011 
एलएमवीटी 

7236 

थाना 
इकबाल , आजाद वैधता -30.12.2012 

ऑटो 

डालनवाला 
नगर कॉलोनी, 

पुलिस 
देहरादून । 
35. श्री दिलशाद पुत्र यूए -0719840138428 यूके -07 टीए 28.12.2011 
श्री मो 0 जकीरा , एलएमवीटी 

1271 

थाना 
मुस्लिम कॉलोनी, वैधता 19.12.2013 

ऑटो 

डालनवाला 

पुलिस 
देहरादून । 
36.7 श्री . अजीत कुमार 

यूए -0720100130759 यूए -07 एम 07.04.2012 
पुत्र श्री अमृत मो 0 सा 0 एलएमवी( एनटी) 4128 

यातायात 
लाल , 40 वैधता -14.01.2016 

ऑटो पुलिस 
अम्बेडकर कॉलोनी, मूल डीएल प्राप्त है । 

देहरादून 
37. | श्री सुभाष चन्द 98256 / डी / 2006 

यूए -07 एन 11.04.2012 
पुत्र श्री राम नवमी, मो 0 सा 0 

एवं 4021 

यातायात 
21 आकाशदीप एलएमवी (एनटी) 

मो ० सा ० पुलिस 
कॉलोनी, 

वैधता -18.04.2026 
देहरादून । मूल डीएल प्राप्त हैं 
38. | श्री राकेश कुमार यूए -0720020176605 

यूए-07 जी 

1204.2012 
मो ० सा ० एलएमवीटी 

4043 

यातायात 
कुमार , वैधता 13.09.2014 

मो 0 सा ० पुलिस 
ग्राम व पो ० 

मूल डीएल प्राप्त है । 
गुजराड़ा, 

देहरादून । 
39. श्री अमित लखेड़ा । 34768 / डी / 2003 यूके -07 सीसी 06-04-12 
पुत्र श्री पी ० एन ० मो 0 सा 0 मोकार 

5109 कार यातायात 
लखेड़ा, 6 ग्रीन वैधता 18-05-2023 

पुलिस 
पार्क , माजरा 
देहरादून 


शराब का सेवन 
कर 

वाहन 
चलाना । 


शराब का सेवन 
कर 


पुत्र श्री वी ० 


कर 


शराब का सेवन 

वाहन 
चलाना । 


शराब पीकर 
वाहन चलाना 


ह ० ( अस्पष्ट ), 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग , 

देहरादून । 


--- 


490 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


.. 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , गढ़वाल सम्भाग पौड़ी 

कार्यालयादेश 

06 अगस्त , 2014 ई ० 
पत्रांक 670 / कर - पंजी / पंजीयन निरस्त / 2014 - वाहन सं 0 UK12CA-0410 (टिप्पर) के वाहन स्वामी 
श्रीमती रूहअफजा बेगम पत्नी श्री नजमुद्दीन अहमद , शक्ति विहार, भक्तियाना, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 
26-06-2014 को इस आशय का प्रार्थना - पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन 
दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गयी है तथा इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा टोटल लॉस क्लेम लेने 
हेतु वाहन का पंजीयन निरस्त किया जाना है । अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाये । वाहन स्वामी के 
अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन सं 0 
UK12CA-0410 (टिप्पर) का चेसिस सं 0 MAT454201C8P44247 तथा मॉडल 2012 है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन सं 0 UK12CA- 0410 (टिप्पर) का चेसिस सं 0 MAT454201C8P44247 
का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


इस 


सहा० सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशा० ). 

गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी । 
कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी सम्माग , नैनीताल 

कार्यालयादेश 

16 अगस्त, 2014 ई ० 
पत्रांक 979 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती 0 / 2014 - सहायक महाप्रबन्धक, काठगोदाम ने अपने पत्र 
संख्या -5119 / स0 म 0प्र 0 / काठ / लाइसेन्स / 2014, दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री देवीदत्त , 
निवासी दमुवादूंगा, काठगोदाम , जिला नैनीताल का अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419800036570 , वाहन चलाने हेतु अक्षम 
घोषित होने के फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है । इस क्रम में अनुज्ञप्ति धारक श्री रमेश चन्द्र 
को इस कार्यालय के पत्र संख्या -716 / लाइसेंस / 2014, दिनांक 09.07.2014 के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु पत्र 
प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में श्री रमेश चन्द्र इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य को स्वीकारते , 
कार्यालय द्वारा जारी स्थायी चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419800036570 ट्रान्सपोर्ट / पी ० एस० वी 0 ( बस ) गाड़ी हेतु 
(पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित ) जारी है तथा दिनांक 07.10.2016 तक वैध है, के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया 
गया है । 

अतः सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के 
रूप में , मैं , संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी, मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा -16 के अन्तर्गत लाइसेंस संख्या अनुज्ञप्ति संख्या - यूके0419800036570 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

16 अगस्त, 2014 ई ० 
पत्रांक 980 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती0 / 2014 - सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम ने अपने पत्र 
संख्या -1564 / स 0 म0 प्र 0 / काठ / लाइसेन्स / 2014, दिनांक 11.06.2014 के माध्यम से श्री डिगर सिंह पुत्र श्री भीम सिंह , 
निवासी बिन्द्रा मोटर सर्विस , गुरूनानकपुरा, भोटियापड़ाव, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अनुज्ञप्ति संख्या - डी 806 / के / 76 , 
वाहन चलाने हेतु अक्षम घोषित होने के फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है । इस क्रम में 
अनुज्ञप्ति धारक श्री डिगर सिंह को इस कार्यालय के पत्र संख्या -513 / लाइसेंस / 2014, दिनांक 18.06.2014 के माध्यम 
से अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में श्री डिगर सिंह इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने 
तथ्य को स्वीकारते , इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी चालन अनुज्ञप्ति संख्या - डी 806 / के / 76 वैतनिक भारी गाड़ी हेतु 
( पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित ) जारी है तथा दिनांक 26.07.2012 तक वैध था , के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया 
गया है । 


491 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर , 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) 
अतः, सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के 
रूप में , मैं , संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ), हल्द्वानी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा -16 के अन्तर्गत लाइसेंस संख्या अनुज्ञप्ति संख्या - डी 806 / के / 76 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

16 अगस्त, 2014 ई ० 
पत्रांक 981 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती0 / 2014 - सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम ने अपने पत्र 
संख्या -4961 / स 0 म0 प्र0 / काठ / लाइसेन्स / 2014, दिनांक 20.06.2014 के माध्यम से श्री हीरा गिरी पुत्र श्री गोपाल गिरी , 
निवासी कपकोट , बागेश्वर का अनुज्ञप्ति संख्या -यूके 0419840047763, वाहन चलाने हेतु अक्षम घोषित होने के 
फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है । इस क्रम में अनुज्ञप्ति धारक श्री हीरा गिरी को इस 
कार्यालय के पत्र संख्या -597 / लाइसेंस / 2014, दिनांक 27.06.2014 के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया 
गया, जिसके क्रम में श्री हीरा गिरी इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य को स्वीकारते , इस कार्यालय द्वारा 
जारी स्थायी चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419840047763 ट्रान्सपोर्ट / एल0 एम 0 वी 0 कैब / पी ०एस० वी ० ( बस) गाड़ी हेतु 
( पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित ) जारी है तथा दिनांक 01.01.2014 तक वैध है, के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया 
गया है । 

अतः, सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के 
रूप में , मैं , संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन), हल्द्वानी, मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा -16 के अन्तर्गत लाइसेंस संख्या - अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419840047763 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


. 


कार्यालयादेश 

16 अगस्त, 2014 ई ० 
पत्रांक 982 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती0 / 2014 - सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम ने अपने पत्र 
संख्या -4961 / स 0 म0 प्र 0 / काठ / लाइसेन्स / 2014, दिनांक 20.06.2014 के माध्यम से श्री कैलाश पुत्र श्री बाबू सिंह , 
निवासी कालाढुंगी, जिला नैनीताल का अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419850080669, वाहन चलाने हेतु अक्षम घोषित होने के 
फलस्वरूप निरस्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है । इस क्रम में अनुज्ञप्ति धारक श्री कैलाश सिंह को इस 
कार्यालय के पत्र संख्या -598 / लाइसेंस / 2014, दिनांक 27.06.2014 के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया 
गया , जिसके क्रम में श्री कैलाश सिंह इस कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने तथ्य को स्वीकारते , इस कार्यालय 
द्वारा जारी स्थायी चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419850080669 ट्रान्सपोर्ट / एल0 एम 0 वी 0 कैब / पी 0 एस0 वी 0 ( बस ) गाड़ी 
हेतु (पर्वतीय मार्गों के पृष्ठांकन सहित ) जारी है तथा दिनांक 12.04.2015 तक वैध है , के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध 
किया गया है । 

अतः, सहायक महाप्रबन्धक , काठगोदाम के अनुरोध एवं लाइसेंसधारक की प्रार्थना पर लाइसेंसिंग अधिकारी के 
रूप में , मैं , संदीप वर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा -16 के अन्तर्गत लाइसेंस संख्या - अनुज्ञप्ति संख्या - यूके 0419850080669 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


संदीप वर्मा, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

(प्रशासन), हल्द्वानी । 
कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग , पौड़ी 

आदेश 

08 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 733 / लाइसेंस / नि 0 - निरस्ती 0 / 2014 - सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के पत्रांक 
1150 / प्रवर्तन / लाइ0 निलम्बन / 2012-13, दिनांक 11-03-2013 के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री शंकर सिंह, 
ग्राम अठूल तल्ला, पो 0 घीड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल के लाइसेन्स सं 0 13515 / पी / 07 को निलम्बन की संस्तुति 
सहित दिनांक 14-03-2013 को तत्कालीन लाइसेसिंग अधिकारी को प्रेषित किया गया । इस क्रम में श्री प्रदीप कुमार को 


492 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर, 2014 ई० ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
पत्रांक 1159 / लाइसेन्स / नोटिस / 2012-13 , दिनांक 15-03-2013 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया 
गया, जिसके क्रम में श्री प्रदीप कुमार दिनांक 02-05-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपना 
पक्ष प्रस्तुत किया गया , जिसमें वह कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के अनुरोध पर लाइसेंसिंग अधिकारी, पौड़ी के रूप में , मैं , 
रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), पौड़ी, मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के 
अन्तर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेन्स सं 0 13515 / पी / 07, को दिनांक 08-09-2014 से 07-10-2014 तक एक माह 
की अवधि हेतु निलम्बित करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


सहा 0 सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशा०) , 

गढ़वाल , पौड़ी । 


। 


कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून 

कार्यालयादेश 

19 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1208 / कर - पंजी0 / UA 07S - 5370 ( ट्रक ) / 2014 - वाहन संख्या UA 07S - 5370 ( ट्रक ) के वाहन 
स्वामी श्री भगत सिंह रावत पुत्र श्री मान सिंह रावत द्वारा श्री अबल सिंह रावत, 89/1, आर0 आई0 एम 0 सी 0, देहरादून 
द्वारा दिनांक 11-09-2014, को इस आशय का प्रार्थना - पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसका वाहन 
वर्ष, 2007 मॉडल है । वाहन अत्यन्त पुरानी होने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा 
मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UA 07S - 5370 का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन 
किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया 
गया है । वाहन संख्या UA 07S - 5370 का चेसिस संख्या MATHA2GED73B11310 तथा ईंजन संख्या GE74B51790 व 
मॉडल 2007 है । 

अतः, मैं , आनंद कुमार जायसवाल , कर -पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा-55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या MA1HA2GED73B11310 का 
पंजीयन / चेसिस , तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालयादेश 

30 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1243 / कर - पंजी0 / UA 07C - 9895 ( ट्रक ) / 2014 - वाहन संख्या UA 07C - 9895 (ट्रक ) के वाहन 
स्वामी मो 0 इसफाक पुत्र श्री उमर , निवासी चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, देहरादून द्वारा दिनांक 27-09-2014 को इस 
आशय का प्रार्थना - पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसका वाहन वर्ष, 2002 मॉडल है । वाहन अत्यन्त 
पुरानी होने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 के अन्तर्गत 
अपनी वाहन संख्या UA O7C - 9895 का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर 
वाहन का चेसिस वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन संख्या UA 07C - 9895 का 
चेसिस संख्या 25EC21086545 तथा ईंजन संख्या E483A21081432 व मॉडल 2002 है । 

अतः, मैं , आनंद कुमार जायसवाल , कर - पंजीयन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा -55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 25EC21086545 का पंजीयन / चेसिस , 
तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


493 


शक सम्वत्) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई० (अग्रहायण 15 , 1936 


कार्यालयादेश 

30 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1272 / कर - पंजी0 / UP 070-1359 (ट्रक) / 2014 - वाहन संख्या UP 070-1359 (द्रक) के वाहन 
स्वामी नवीन कुमार गोयल पुत्र श्री आत्माराम गोयल, निवासी बंशी मोटर, लक्ष्मनझूला रोड , ऋषिकेश, देहरादून द्वारा 
दिनांक 27-09-2014 को इस आशय का प्रार्थना - पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसका वाहन वर्ष, 
1995 मॉडल है । वाहन अत्यन्त पुरानी होने के कारण मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान 
अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या UP 07C - 1359 का पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । 
वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है । वाहन 
संख्या UP 07C - 1359 का चेसिस संख्या 360324AUQ000059 तथा ईंजन संख्या 697D23MVQ138078 व मॉडल 1995 है । 

अतः, मैं , आनंद कुमार जायसवाल , कर - पंजीयन अधिकारी , ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की 
धारा -55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 360324AUQ000059 का 
पंजीयन / चेसिस , तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


आनंद कुमार जायसवाल , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 
कार्यालय , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


22 अक्टूबर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1253 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी04 ए -0350 / 2014 - वाहन संख्या यूपी04 ए -0350, मॉडल 1992 , 
चेसिस संख्या 364352419727 तथा इंजन नं 0 692D22435023, कार्यालय में श्री नारायण पुत्र श्री सपन, निवासी ट्रांजिट 
कैम्प, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 15.10.2014 को आवेदन -पत्र के साथ 
वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने 
के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ 
ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.10.2014 तक 
जमा है । वाहन फाईनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं 
है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु 
उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य 
नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , वाहन संख्या यूपी04 ए -0350 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364352419727, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

22 अक्टूबर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1254 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी06-5021 / 2014 - वाहन संख्या यूपी06-5021, मॉडल , 1999 , 
चेसिस संख्या DX57974 तथा इंजन नं 0 DX57974, कार्यालय में श्री मुख्तयार अहमद पुत्र श्री अब्दुल हामीद, निवासी वार्ड 
नं 0 7 एस 0 बी 0 आई0. बोरिंग वाली गली, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
30.09.2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
गहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण , वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन 


494 


- 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर , 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
को काट कर समाप्त कर दिया गया है , साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2014 तक जमा है । वाहन फाईनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूपी06-5021 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या DX57974, तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 
कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून 

आदेश 

15 अक्टूबर, 2014 ई ० 
पत्रांक 9782 / प्रशासन / लाइसेंस / 2014 - वाहन संख्या यूके -07 टीए -5786, विक्रम का सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन ), विकासनगर द्वारा वाहन में निर्धारित क्षमता 08 के स्थान पर 15 सवारियां ले जाने , 
में पीछे 02 सवारियां लटकी होने आदि अभियोग में दिनांक 27-01-2014 को चालान किया गया है । उक्त अनियमितता 
के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अमीर खान पुत्र श्री महबूब हसन, 09 ढकरानी, देहरादून की चालन 
अनुज्ञप्ति संख्या - यूए -0720100138142, जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान हेतु जारी 
किया गया है तथा दिनांक 12-01-2017 तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । उक्त सम्बन्ध में 
लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 15-10-2014 को सुना गया , जिसमें वह कोई 
संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाये । 

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा 19 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस सं ० - यूए-0720100138142 को दिनांक 
15-10-2014 से दिनांक 28-11-2014 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ तथा लाइसेंसधारक द्वारा निलम्बन 
अवधि समाप्त होने पर आईडीटीआर, झाझरा, देहरादून से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर प्रमाण - पत्र प्रस्तुत 
करने पर लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा । 


वाहन 


संदीप सैनी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन ), देहरादून । 


FOR GRANT OF EARNED LEAVE OF HON BLE VICE CHAIRMAN ( J )/ 
HON BLE VICE CHAIRMAN (A )/ HON BLE MEMBER 

October 21 , 2014 
No. 381/UKPSTIAdmin ./ iv /2014 D.Dun -- In exercise of the power conferred upon by the Rule 6 of the U.P. 
Public Services TribunalAct ( Salaries , Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice Chairmen & Members) 
Rules, 1991,made under Public Services TribunalAct, 1976 applicable to State of Uttarakhand , the Chairman has 
sanctioned the leave of Hon ble Sri D.K. Kotia, Vice Chairman (A ) from 17.10.2014 to 

.asearnedleave. 


Sd /- ( Illegible ) 
By order of the Chairman , 

Joint Registrar. 
स ० यू ० ( आर0 ई 0) 49 हिन्दी गजट / 788 -भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट , उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 दिसम्बर , 2014 ई 0 ( अग्रहायण 15, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 


सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर 

गृहकर संशोधन उपविधि 
31 अक्टूबर , 2014 ई० 


पत्रांक 262 / न पा 0 / 2014-15 - नगरपालिका परिषद् सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर ने यू ० पी ० 
म्यूनिसिपैलिटिज एक्ट, 1916 की धारा 128(1) की धारा 15 सी के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् , सितारगंज , जिला 
ऊधमसिंह नगर की सीमा के अन्दर गृहकर निर्धारित एवं वसूली करने के नियम विज्ञप्ति सं 0 357 / 23-197 , दिनांक 
24 मार्च, 1973 के अन्तर्गत पूर्व प्रकाशित करने के पश्चात् विज्ञप्ति सं0 र-3908 / 23-197, दि 0 15 जून, 1973 में 
प्रकाशित दर को निरस्त करते हुए नियम सख्या 4 में निम्न संशोधित किया जाता है : 

विवरण 


क्रम संख्या 


विवरण 


वर्तमान दर 


संशोधित दर 


1 . 


5 प्रतिशत 


10 प्रतिशत 


कर , नगर पालिका परिषद् , सितारगंज की 
सीमान्तर्गत स्थिति गृहों के वार्षिक मूल्य दर 


उक्त संशोधित दरें दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होंगी । 


ह 0 ( अस्पष्ट ), 


ह ० ( अस्पष्ट ), 


अधिशासी अधिकारी, 

नगर पालिका परिषद, 
सितारगंज ( ऊधमसिंह नगर ) । 


अध्यक्ष, 
नगर पालिका परिषद्, 
सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) । 


65 - ट 


66 . 


उत्तराखण्ड गजट, 06 दिसम्बर, 2014 ई ० (अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


कार्यालय , नगरपालिका परिषद्, रामनगर, जिला नैनीताल 
संशोधित गृहकर निर्धारण एवं वसूली नियमावली 

18 जून, 2014 ई ० 


.. 


पत्रांक 2090 / गजट / 2014 - यू ० पी ० म्यु ० एक्ट , 1916 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
नगरपालिका परिषद्, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या-2 (विशेष प्रस्ताव), दिनांक 17-02-2014 के 
द्वारा अपनी सीमान्तर्गत प्रचलित भवनकर नियमावली में निम्न संशोधन किया गया है , जिसका प्रकाशन आपत्ति आमन्त्रित 
करने हेतु समाचार पत्रों में करवाया गया, जिस पर निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई 


भवनकर नियमावली संशोधन की पुष्टि बोर्ड बैठक दिनांक 20-05-2014 के प्रस्ताव सं0-2 (विशेष) द्वारा की 
गयी है । 

अतः म्यु ० एक्ट की धारा 301 (2 ) के प्रयोजनार्थ निम्न संशोधित भवनकर नियमावली प्रकाशित की 
जाती है : 


संशोधित नियमावली 


स्तम्भ -1 के स्थान पर 2 पढ़ा जाए 


क्र ० सं ० 


स्तम्भ -1 


स्तम्भ -2 


भवनकर नियमावली में प्रचलित नियम 


भवनकर नियमावली में संशोधित नियम 


1 . 


1( ख ) यह कर सभी भवनों तथा भूमि (किराया एवं 1( ख ) यह कर पालिका सीमान्तर्गत स्थित सभी भवनों 

स्वयं प्रयोग) के वार्षिक किराये के मूल्य पर तथा भूमि पर आरोपित किया जायेगा स्वयं 
127 प्रतिशत तथा वार्षिक स्वयं प्रयोग के मूल्य प्रयोग की दशा में स्वयं प्रयोग के मूल्य पर 
पर 77 प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा 712 प्रतिशत तथा किरायेदारी की दशा में 
किन्तु मंदिरों , मस्जिदों , गिरजाघरों, खैराती वार्षिक किराये के मूल्य पर 12/2 प्रतिशत की 
अस्पतालों, शिक्षा संस्थाओं तथा सार्वजनिक दर से लगाया जायेगा किन्तु कृषि कार्यों के 
भवनों पर कर नहीं लगाया जायेगा । किन्तु इन लिए उपयोग हो रही भूमि एवं मंदिरों, मस्जिदों , 
संस्थाओं द्वारा किराये पर उठाये गए अथवा गिरजाघरों, खैराती अस्पतालों, सरकारी / अर्द्ध 
व्यवसाय के लिए प्रयोग किए जाने वाले भवन सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा किराये पर 
इस कर से मुक्त नहीं किए जायेंगे । 

उठायी गयी एवं व्यावसायिक प्रयोजन में ली 
जा रही भूमि / भवन को छोड़कर अन्य भू – भवनों 
पर यह कर नहीं लगाया जाएगा । 


2 


2 - वार्षिक मूल्य का अर्थ-(क ) राजकीय भवनों तथा 2 - वार्षिक मूल्य का अर्थ (क ) राजकीय भवनों ( आवास, 
भूमियों, होटलों फैक्ट्रियों , सिनेमा गृहों तथा इसी | कार्यालय, स्टोर, गोदाम, कार्यशाला आदि ) होटलों , 
प्रकार के अन्य इमारतों को वार्षिक किराये का मूल्य फैक्ट्रियों, सिनेमा गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों 
इमारत बनाने की वर्तमान लागत तथा उसके अहाते की के वार्षिक किराये का मूल्य , इमारत बनाने की 
भूमि के मूल्य का 5 प्रतिशत माना जायेगा । वर्तमान लागत एवं भूमि के मूल्य के योग का 

5 प्रतिशत माना जायेगा । 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 दिसम्बर, 2014 ई ० ( अग्रहायण 15, 1936 


शक सम्वत् ) 


67 


स्तम्भ -1 


स्तम्म -2 


क्र ० सं ० 


भवनकर नियमावली में प्रचलित नियम 


भवनकर नियमावली में संशोधित नियम 


3 . 


14 (ब ) बैनामे द्वारा मिलने वाली सम्पत्ति की दशा में | 14( ब) बैनामे द्वारा मिलने वाली सम्पत्ति की दशा में 

₹ 10,000.00 तक की मूल्य की सम्पत्ति पर ₹ 10,00,000.00 (दस लाख रुपये) तक की 
₹ 50.00 तथा ₹ 10,000.00 से अधिक मूल्य की मूल्य की सम्पत्ति पर ₹ 1000.00 (एक हजार 
सम्पत्ति पर ₹ 75.00 फीस ली जायेगी । 

रुपये ) तथा ₹ 10,00,000.00 ( दस लाख रुपये ) 
से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर ₹ 2000.00 
( दो हजार रुपये ) फीस ली जायेगी । 


4 . 


15(2 ) किसी भी सम्पत्ति के स्वामित्व अधिकार के |15(2 ) किसी भी सम्पत्ति के स्वामित्व, अधिकार के 

विषय पर संदेह होने की दशा में बोर्ड उसका विषय पर विवाद उत्पन्न होने की दशा में 
निर्णय लेगा तथा यह निर्णय तब लागू रहेगा, अधिकार परिवर्तन प्रार्थना - पत्र स्वीकृत करने 
जब तक कि उसके विरूद्ध किसी सक्षम अधिकारी वाले अधिकारी / प्राधिकारी का निर्णय मान्य 
अथवा न्यायालय द्वारा कोई अन्य निर्णय न दे होगा, परन्तु पट्टागत सम्पत्ति ( भू - भवन ) के 
दिया जाये । 

सम्बन्ध में नजूल मैनुअल के नियम 71 (ए ) में 
उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । 


मौहम्मद अकरम 

अध्यक्ष , 
नगरपालिका परिषद् , रामनगर । 


पी ०एस ० यू ० ( आर 0 ई 0 ) 49 हिन्दी गजट / 788 – भाग 8-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


... me . ---. 

----------------....-. . 


